शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 22 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 31 मई 2019 - ज्येष्ठ 10, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती कंवला बाई बंजारे ध. प. श्री सूरतराम , उम्र 73 वर्ष, निवासी- म. नं.-11, 
गांधीपुरम वेस्ट , मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा सही व पूर्ण नाम श्रीमती कंवला बाई बंजारे है 
जो कि मेरे आधार कार्ड , पेनकार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है. मेरा पुत्र भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है उसके सर्विस रिकार्ड में 
मेरा नाम कमला ( Kamala) व मेरे नाम की संपत्ति के दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती कंवला बाई ( Kanvla Bai ) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है मैं मेरे 
सही व पूर्ण नाम को मेरे व मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों व सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे श्रीमती कंवला बाई बंजारे (Smt. Kanvla Bai Banjare ) ध. प. श्री सूरतराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कमला ( Kamala ) 
श्रीमती कंवला बाई 
( Smt. Kanvla Bai ) 

पति- श्री सूरतराम 
निवासी - म. नं. - 11, गांधीपुरम वेस्ट, 

मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती कंवला बाई बंजारे 
( Smt. Kanvla Bai Banjare ) 

पति- श्री सूरतराम 
निवासी- म. नं .- 11, गांधीपुरम वेस्ट , 

मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


127 


128 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मानसी धानुका आत्मजा स्व . गोपाल प्रसाद धानुका, उम्र 25 वर्ष, निवासी -धानुका निवास , 
सड़क नं .- 37, दशहरा मैदान के पास, विवेकानंद कालोनी, शांति नगर , भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि पूर्वमें मेरा नाम 
मोन्टी कुमारी धानुका था . जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया 
नाम मानसी धानुका रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे मानसी धानुका ( Mansi Dhanuka) आत्मजा स्व . गोपाल प्रसाद धानुका के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


मानसी धानुका 


मोन्टी कुमारी धानुका 
(Monti Kumari Dhanuka) 
पिता- स्व . गोपाल प्रसाद धानुका 
निवासी - धानुका निवास, सड़क नं. - 37 , 

दशहरा मैदान के पास , 
विवेकानंद कालोनी, 

भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


(Mansi Dhanuka ) 
पिता- स्व . गोपाल प्रसाद धानुका 
निवासी - धानुका निवास, सड़क नं .- 37 , 

दशहरा मैदान के पास , 
विवेकानंद कालोनी , 

भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


" 


शांति नगर, 


शांति नगर, 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती गणेशिया बाई देवांगन ध. प. श्री साधू राम देवांगन उम्र 54 वर्ष, निवासी- म. नं. 
146, स्मृति चौक, रिसाली बस्ती, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है. उनके 
सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गणेशिया बाई पति श्री साधू राम ( Ganesia Bai W/o- Shri Sadhu Ram) “ Ganesia ” जो कि त्रुटिपूर्ण व अपूर्ण है. 
जबकि मेरा सही व पूर्ण नाम श्रीमती गणेशिया बाई देवांगन ( Ganeshiya Bai Dewangan) ध. प. श्री साधू राम देवांगन ( W/o Shri Sadhu 
Ram Dewangan) है. मैं अपने पूर्ण व सही नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों 
में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी 


अतः अब मुझे श्रीमती गणेशिया बाई देवांगन ध. प. श्री साधूराम देवांगन (Smt. Ganeshiya Bai Dewangan W/o Shri Sadhu 
Ram Dewangan ) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती गणेशिया बाई 
(Smt.Ganesia Bai ) 

पति - श्री साधू राम 
( W / o- Shri Sadhu Ram) 
निवासी - म. नं. - 146 , स्मृति चौक , 

रिसाली बस्ती, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती गणेशिया बाई देवांगन 
(Smt.Ganeshiya Bai Dewangan ) 

पति - श्री साधू राम 
( W / o- Shri Sadhu Ram Dewangan ) 
निवासी - म . नं. - 146 , स्मृति चौक , 

रिसाली बस्ती, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


129 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , संतोष कुमार जाधव आत्मज श्री पाण्डुरंग जाधव, उम्र 41 वर्ष, निवासी - क्वा . नं . -3 
डी , सड़क नं.- 21, सेक्टर -06,भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे कुछ 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम संतोष कुमार जाधव (Santosh Kumar Jadhv ) दर्ज है जो कि “Jadhv ” त्रुटिपूर्ण है, जबकि 
मेरे आधार कार्ड , पेनकार्ड, अन्य समस्त शासकीय अभिलेखों में मेरा सही नाम संतोष कुमार जाधव (Santosh Kumar Jadhav ) दर्ज है. मैं अपने 
उपनाम Jadhv को परिवर्तित कर सही नाम/ उपनाम Santosh Kumar Jadhav रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे संतोष कुमार जाधव (Santosh Kumar Jadhav) आ. श्री पाण्डुरंग जाधव के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज 
किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


संतोष कुमार जाधव 
(Santosh Kumar Jadhv ) 
पिता - श्री पाण्डुरंग जाधव 

निवासी - क्वा . नं . - 3 - डी , 
सड़क नं .- 21, सेक्टर -06,भिलाई , 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) 


संतोष कुमार जाधव 
(Santosh Kumar Jadhav ) 

पिता - श्री पाण्डुरंग जाधव 

निवासी - क्वा . नं . - 3 - डी , 
सड़क नं. - 21, सेक्टर -06 ,भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , योगेन्द्र कुमार मेश्राम आत्मज स्व. पुसाराम मेश्राम, उम्र 49 वर्ष, निवासी -ब्लाक -1/2, 
सड़क नं.- 06, सेक्टर -04, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड 
व कक्षा ग्यारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम योगेन्द्र कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है, किन्तु मेरे आधार कार्ड, बारहवीं की अंकसूची व अन्य अभिलेखों 
में मेरा पूर्ण नाम योगेन्द्र कुमार मेश्राम दर्ज है. मैं अपने अपूर्ण नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व 
समस्त शासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे योगेन्द्र कुमार मेश्राम आ . स्व. पुसाराम मेश्राम के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


योगेन्द्र कुमार 
पिता - स्व . 

पुसाराम 

मेश्राम 
निवासी - ब्लाक -1/ 2, सड़क नं . - 06 , 

सेक्टर -04, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


योगेन्द्र कुमार मेश्राम 
पिता - स्व . पुसाराम मेश्राम 
निवासी - ब्लाक -1/ 2, सड़क नं . - 06 , 

सेक्टर -04, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) 


130 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , राजेश देशमुख आत्मज श्री हरिलाल , उम्र 52 वर्ष, वर्तमान निवासी - क्वा . नं .- 14/ डी , 
सड़क -9, सेक्टर -4 , भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग स्थाई पता - शांतिनगर , राजनांदगांव, जिला - राजनांदगांव ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई 
इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजेश आ . श्री हरिलाल दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं 
अपने नाम के साथ उपनाम “देशमुख ” जोड़कर नया व पूर्ण नाम राजेश देशमुख रख लिया हूँ. मेरा यह नया नाम मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक 
पासबुक , मतदाता परिचय पत्र व मेरी नाम के जमीन के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है. मैं मेरे नये नाम को , मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी शासकीय/ 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे राजेश देशमुख आ . श्री हरिलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


राजेश 
(Rajesh ) 
पिता - श्री हरिलाल 

(S /o - Shri Harilal) 
निवासी- वर्तमान निवासी - क्वा . नं . - 14/ डी , 

सड़क -9, सेक्टर -4, भिलाई , 

तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 
स्थाई निवासी - शांतिनगर , राजनांदगांव , 
तह. व जिला - राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


राजेश देशमुख 
(Rajesh Deshmukh ) 

पिता - श्री हरिलाल 

( S / o - Shri Harilal) 
निवासी- वर्तमान निवासी - क्वा . नं . - 14/ डी , 

सड़क -9, सेक्टर -4, भिलाई , 

तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 
स्थाई निवासी - शांतिनगर , राजनांदगांव, 
तह. व जिला - राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , बलीराम ताण्डी आत्मज श्री कैबल, उम्र 57 वर्ष, निवासी - म. नं . - 93 जी, रिसाली सेक्टर, 
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम बलीराम 
दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं मेरे नाम के साथ “ ताण्डी ” उपनाम जोड़कर नया व पूर्ण नाम बलीराम ताण्डी ( Baliram Tandi) रख लिया हूँ. मैं मेरे 
पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड में व अन्य सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे बलीराम ताण्डी Baliram Tandi आ . श्री कैबल ( Shri Kaibal) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


बलीराम ( Baliram) 

पिता - श्री कैबल 
( S / o - Shri Kaibal) 
निवास - म. नं . - 93 जी , 
रिसाली सेक्टर , भिलाई नगर , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) 


बलीराम ताण्डी 
(Baliram Tandi) 

पिता - श्री कैबल 
( S / o- Shri Kaibal) 
निवास - म . नं . - 93 जी , 
रिसाली सेक्टर , भिलाई नगर, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


131 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ललित कुमार साहू आत्मज श्री गिरधारी लाल साहू, उम्र 32 वर्ष निवासी - सी . एस. ई. बी . 
चौक , नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट आदि में मेरा सही व पूर्ण 
नाम ललित कुमार साहू व जन्म तिथि 09-04-1986 दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम ललित कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है. 
मैं मेरे सही व पूर्ण नाम को मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे ललित कुमार साहू आ . श्री गिरधारी लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


ललित कुमार 


पिता - श्री गिरधारी लाल साहू 
निवासी - सी . एस. ई. बी . चौक , 
नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


ललित 

कुमार साहू 
पिता - श्री गिरधारी लाल साहू 
निवासी - सी . एस . ई. बी . चौक , 
नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , सलीम हुसैन आत्मज मोहम्मद यासीन कुरैशी, उम्र 42 वर्ष, निवासी - राबिया मंजिल, 
मकान नं.- 11/07 , कालीबाड़ी मंदिर के पास , राधिका नगर , भिलाई, जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम सलीम था . मेरी 
जन्मतिथि 02-07-1977 है , जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों में दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाता था . मैं अपने 
नाम के साथ “ हुसैन ” उपनाम जोड़कर, पूर्व नाम परिवर्तित कर नया नाम सलीम हुसैन आ. मोहम्मद यासीन कुरैशी रख लिया हूँ तथा इस आशय 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे सलीम हुसैन आ . मोहम्मद यासीन कुरैशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सलीम 
पिता - मोहम्मद यासीन कुरैशी 
निवासी - राबिया मंजिल, मकान नं.- 11/07 , 
कालीबाड़ी मंदिर के पास , 

भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


सलीम हुसैन 
पिता - मोहम्मद यासीन कुरैशी 
निवासी - राबिया मंजिल , मकान नं.- 11/07 , 

कालीबाड़ी मंदिर के पास, 

राधिका नगर , भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


राधिका नगर , 


132 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुन्दरलाल लहरे आत्मज श्री सीताराम, उम्र 48 वर्ष, निवासी - श्रद्धा सुमन स्कूल के पास , 
सनातन नगर , कोहका, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड, बैंक पासबुक, पेनकार्ड में मेरा नाम सुन्दरलाल दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैं मेरे नाम के साथ “ लहरे ” उपनाम जोड़कर 
नया नाम सुन्दरलाल लहरे रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे सुन्दरलाल लहरे आ . श्री सीताराम के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सुन्दरलाल लहरे 


सुन्दरलाल 

पिता - श्री सीताराम 
निवासी - श्रद्धा सुमन स्कूल के पास , 

सनातन नगर, कोहका, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


पिता - श्री सीताराम 
निवासी - श्रद्धा सुमन स्कूल के पास , 
सनातन नगर, कोहका, भिलाई, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती परमेश्वरी सुधाकर ध. प. श्री धनुषराम सुधाकर, उम्र 44 वर्ष, निवासी- क्वा . नं. 
12/ सी , सड़क नं.- 05, सेक्टर -2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम परमेश्वरी बाई था . मेरा विवाह दिनांक 
26-04-1993 को श्री धनुषराम सुधाकर के साथ संपन्न हुआ. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं , उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा पूर्व 
नाम ही दर्ज है. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती परमेश्वरी सुधाकर रख ली हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे श्रीमती परमेश्वरी सुधाकर ध. प. श्री धनुषराम सुधाकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


परमेश्वरी बाई 
( ParmeshwariBai) 

पति - श्री धनुषराम सुधाकर 
निवासी - क्वा. नं .- 12/ सी , सड़क नं .- 05, 

सेक्टर -2, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती परमेश्वरी सुधाकर 
(Smt. Parmeshwari Sudhakar) 

पति - श्री धनुषराम सुधाकर 
निवासी - क्वा . नं . - 12/ सी , सड़क नं .- 05 , 

सेक्टर -2, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


133 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दुर्ग, जिला दुर्ग 


दुर्ग , दिनांक 16 अप्रैल 2019 


प्रारूप 
[ नियम 5 ( 1 ) देखिये ] 


[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 ( 1 ) के द्वारा लोक 

न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष ] 


क्रमांक/ 1004/ प्र. 2/ अ. वि. अ./2019.– यतः कि आवेदक श्री चुम्मनलाल देशमुख आ . श्री लालसिंह देशमुख उम्र 40 वर्ष निवासी म . 
न . 92/ ए रिसाली सेक्टर सिविक सेन्टर भिलाई “ जानकी वल्लभ ट्रस्ट रिसालीभिलाई तहसील व जिला दुर्ग ” के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 
की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन नीचेलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन दिया 
गया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 09-05-2019 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा. 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन 
की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा लीडर 
या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा. 


अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


" 


1 . 


लोक न्यास का नाम व पता : 


श्री चुम्मनलाल देशमुख आ. श्री लालसिंह देशमुख उम्र 40 वर्ष 
निवासी म . न. 92 / ए रिसाली सेक्टर सिविक सेन्टर भिलाई 
“ जानकी वल्लभ ट्रस्ट रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग " 


2 . 


चल सम्पत्ति : 


निरंक - 50000 सावधि जमा ( अक्षरी -पचास हजार फिक्स डिपाजिट ) 


3 . 


अचल संपत्ति : 


: 


निरंक 


( खेमलाल वर्मा ) 

पंजीयक . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019 . 


